निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 478) 


11 आश्विन 1930 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 3 अक्तूबर 2008 


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


- - - - 


अधिसूचना 


- - - 


30 . 09 . 2008 
संख्या- अ0सं0क0- 10 -1017/ 96 - 965 / वक्फ अधिनियम 1995( अधिनियम सं0 43 /95 ) के 
अन्तर्गत सन्नी वक्फ बोर्ड का गठन हेत अधिनियम ( 43 /95 ) की धारा 14 की उप 
अर्न्तगत वर्णित विभिन्न कोटियों में से उप धारा ( 2 ) में वर्णित प्रावधान के आलोक में निर्वाचन मंडल का 
गठन कर बोर्ड के सदस्यों का चुनाव करने का प्रावधान है । 

____ 2. चूँकि तत्काल नामावली निर्मित कर निर्वाचन मंडल का गठन करने में समय लगने की 
संभावना है और बोर्ड का गठन किया जाना आवश्यक है, अतः अधिनियम ( 43 / 95 ) की धारा 14 की उप 
धारा (3) एवं ( 9) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उप धारा (1)( बी ) में 
वर्णित विभिन्न कोटियों में से सदस्यों को नामित कर निम्नलिखित व्यक्तियों को बिहार राज्य सुन्नी वक्फ 
बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है: 


नाम एवं पता 


कोटि 


क० 
सं0 


श्री अली अनवर, हारूण नगर कॉलनी, सेक्टर-2, फुलवारी शरीफ , सांसद , राज्यसभा 
पटना 
श्री मंजर आलम , एम -2 , स्टैड रोड, पटना 

सदस्य , बिहार विधान सभा 
श्री हारूण रशीद , आर ब्लॉक , रोड न0-8 , फ्लैट न0- 15 , | सदस्य, बिहार विधान परिषद 
पटना 
| श्री अरशद हाशमी , मो० - शरीफ कॉलनी, पोस्ट - बांकीपुर , पटना- 4 सदस्य , बार कांउसिल 


बिहार गजट ( असाधारण ) 25 सितम्बर 2008 


श्री अशफाक अहमद, मसकंद हाउस , गोला रोड, बाकरगंज , सदस्य, बार कांउसिल 
पटना - 4 
हजरत अलहाज मौलाना सैयद शाह मोहम्मद आयतुल्ला कादरी , मुतवल्ली , खानखाह मुजिविया , 
सज्जादा नशीं, खानखाह मुजिविया, फुलवारी शरीफ , पटना फुलवारीशरीफ 
मो0 सैयद सैफूद्दीन फिरदौसी , सज्जादा नशी, खानखाह मुअज्जम , मुतवल्ली , खानखाह मुजिविया , 
महल्ला- खानखाह, बिहार शरीफ , नालंदा 

|बिहार शरीफ 
अलहाज मो0 इरशादुल्लाह, ग्रा0- वाजिदपुर , पो0- बाढ़ , जिला- मुस्लिम संगठन के प्रतिनिधि 
पटना 
| मौलाना नजरूल मोबीन, ग्राम - खैरवा , पो0 - खैरवा , थाना- ढाका, मुस्लिम संगठन के प्रतिनिध 
पूर्वी चम्पारण 
प्रो0 सैयद शाह समीमुद्दीन मोनमी 

मुस्लिम विद्वान 
खानखाह मुनीमिया , मित्तन घाट , पटनासिटी , पटना 

मताज आलम , टी मॉडल स्कूल , जी0वी0 रोड , गया मुस्लिम विद्वान 
| श्री हसनैन खां 

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , 
सुन्नी वक्फ बोर्ड 


2 


3 . गठित बोर्ड का कार्यकाल अधिनियम ( 43 / 95 ) की धारा 15 में वर्णित अवधि पाँच वर्ष अथवा 
नामावली के निर्मित होने के पश्चात् निर्वाचन मंडल का विधिवत् रूप में गठन कर सदस्यों का चुनाव होने 
की अवधि, जो पहले हो , तक रहेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

डॉ0 एम0 ए0 एजाजी , 
सरकार के उप सचिव। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , बिहार 

पटना द्वारा प्रकाशित 
बिहार गजट ( असाधारण ) 478- 571 +50 -डी0टी0पी0 । 


